Y 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 712 राँची, बुधवार, 


11 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 


30 अगस्त, 2019 


संख्या:- 7/ स्था .- 803/ 2018 का . 6862-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री गगन प्रसाद , प्रशाखा 
पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची का विभागीय अधिसूचना संख्या-5957 दिनांक -25.07.2019 
द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर किये गये पदस्थापन 
को संशोधित करते हुए अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप कुमार साह , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 712 -- 50 


